रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002 /99 


REGISTEREDNo. D. L. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


सत्यमेव जयते 


दललाराजपत्र 
Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1491 
No. 1491 


दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 6 , 2011 / भाद्र 15 , 1933 
DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2011 /BHADRA 15 , 1933 


[ रा . रा . रा . क्षे.दि . सं . 144 

[ N. C. T. D. No. 144 


भाग - IV 

PART -IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


समाज कल्याण विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 6 सितम्बर , 2011 
सं. फा. 82 ( 265 ) / एडी -III / संशोधन अधिनियम पीडब्ल्यूडी / स. कल्या. वि ./ 09 / 9261 - 284. - दिनांक 31 मई, 2011 और 22 
जुलाई, 2011 , की अधिसूचना सं. फा . 82 ( 265 )/ एडी -III / संशोधन अधिनियम पीडब्ल्यूडी/ स. कल्या. वि./ 09/3187 - 32050 
व्यक्ति ( समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम, 1995 ( 1996 का 1 ) की धारा 2 के उप - खंड ( त ) के उपबंधों के 
अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल द्वारा नि : शक्तता प्रमाण- पत्र जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के 
उप - खंड ( त ) में जिलेवार दो और अस्पतालों को जोड़ने की मंजूरी दी जाती है , निम्न तालिका के कॉलम 2 में यथावर्णित निःशक्तता के प्रकार 
के लिए तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित अस्पताल/ संस्थान को चिकित्सा प्राधिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं , और इसके आगे निदेश देते 
हैं कि कॉलम 4 में यथावर्णित अस्पताल / संस्थान के चिकित्सा अधिकारी प्राधिकरण की ओर से नि : शक्तता प्रमाण - पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 
प्राधिकृत होंगे । 


क्रम संख्या 


निःशक्तता का 
प्रकार 


कॉलम 2 में उल्लिखित निःशक्तता 
के प्रयोजन के लिए चिकित्सा प्राधि 
करण के रूप में विनिर्दिष्ट किए जा 
रहे अस्पताल/ संस्थान 


कॉलम 3 में वर्णित अस्पत्ताल/ संस्थान 
में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी , जो 
निःशक्तता प्रमाण- पत्र जारी करने के 
लिए सक्षम है 


_ 2 


3 


केवल अंगच्छेद 
( 1 ) अंगों के पूर्ण 

स्थाई पक्षाघात 
( 2 ) अन्धता 


उत्तर पश्चिम जिला 
(i ) भगवान महावीर अस्पताल 
(ii ) महर्षि वाल्मिकी अस्पताल 


सम्बद्ध विशेषज्ञता का एक विशेषज्ञ 
डॉक्टर 


3380 DG/ 2011 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


( PART IV 


हड्डी रोग , आंख एवं उत्तर पश्चिम जिला 

संबद्ध निःशक्तता से संबंधित विशेषज्ञ 
नाक - कान - गला से संबंधित (i) * *1914 Hora 34a 

डाक्टरों का बहु सदस्यीय बोर्ड 
बहु - नि : शक्तता 

(ii ) महर्षि वाल्मिकी अस्पताल 
टीप : दिसा- विशेषज्ञता का कोई पदनामित चिकित्सक छुट्टी पर है या 

निशक्तता प्रमाण- पत्र जारी करने के लिए 
पासक किया गया है , तो सम्बन्धित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक पयु - पक व्यवस्था की जाएगी , जो यथासंशोधित 
नि : शक्त व्यक्ति ( समान अवसर , अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) , नियमावला, 2011 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर 
नि : शक्तता प्रमाण - पत्र के जारी करने को सुनिश्चित करेंगे । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 
के आदेश से और उनके नाम पर , 

राजेश सोमाल , निदेशक 
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE 

NOTIFICATION 

Delhi,the 6th September 2011 
F. No . 82(265 )/AD - WI/Amendment PWD Act/DSW /09 /9261 -284 .— In continuation of earlierNotification No. F. 
82 ( 2657AD- II /Amendment PWD Act /DSW /09/3187-3205, dated the 31-5 -2011 & 22-7 -2011 and in pursuance of the provisions 
of clause (p ) of Section 2 of the Persons with Disabilities (EqualOpportunities, Protection ofRights and Fuli Participation ) 
Act, 1995 (1 of 1996 ), the Lt.Governor ofNCT of Delhi is hereby pleased to include two more hospitals , district wise, for the 
purpose of issue of certificates of disability as mentioned in clause (t) of Section 2 , of the said Act, the hospitals and 
institutionsmentioned in column 3 of the Table given below , as medical authorities for the type for disability mentioned in 
column 2 thereof and further directs that the Medical Officers of the hospital/institution as mentioned in column 4 shall be 
authorized to sign the disability certificates on behalf of the medical authority. 


SI. 


Types of disability 


No. 


Hospital/Institution which is being 
specified as the "Medical Authority ** 
for the purpose of the disability 
mentioned in column No. 2 


Medical Officers working 
in the Hospital/ Institution 
mentioned in column No . 3 
who would be competent 
to issue certificate ofdisability 


Distt. North West 
(1) Bhagwan Mahavir Hospital 
( ii ) Maharishi Valmiki Hospital 


Single /specialist doctor of the 
concerned speciality 


(1) Locomotor disability 
by way only of amputation , 
complete permanent 
paralysis of limbs, 
( ii) Blindness 
Multiple disabilities relating 
to Orthopaedics, Medicine, 
Eye and ENT 


Distt . North West 
(i) Bhagwan Mahavir Hospital 
(ii) Maharishi ValmikiHospital 


Multi Member Board comprising 
specialist doctors pertaining 
to the concerned disabilities 


Note : 


If a designated doctor of concerned specialist who has been authorized to issue disability certificate , is on leave or 
is not present, a suitable alternative arrangement will bemade by the Medical Superintendent of the concerned 
hospital, who will ensure the issuance of disability certificate within the timeperiod specified in rule 4 of Delhi 
Persons with Disabilities (EqualOpportunities, Protection ofRights and Full Participation ) Rules, 2011 as amended , 
time to time. 

By Order and in the Name of the Lt. Governor 
of the National Capital Territory ofDelhi, 

RAJESH SOMAAL ,Director 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


